PART 1 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 2 , 1988 (MAGHA 13 , 1909 SAKA) 


315 


श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 


7 जनवरी , 1988 


संख्या 11161181-247.-- प्रत्तरीया प्रवासी कर्मकार (नियोजन -विनियमन तथा सेवा पूर्ति ) 

अधिनियम , 
( 1979 का केन्द्रीय प्रधिनियम सं 0 30 ) को धारा 20 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का तथा इस निमित्व 
उन्हें समय कमाने वाली समो अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हरियाणा सरकार श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या 
11/ 61/ 81-2 श्रम, दिनांक 27 सितम्बर, 1984, सम संख्या , दिनांक 4 अप्रैल , 1986 का अधिक्रमण करते हुए हरियाणा 
के राज्यपाल इस के द्वारा श्रम विभाग, हरियाणा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के 
भीतर उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षक नियुक्त करते हैं : 


- 


पदनाम 


स्थानीय सीमायें 


1 


श्रम प्रायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़ 


2 मुख्य सुलह अधिकारी तथा संयुक्त श्रम आयुक्त , 

हरियाणा, चण्डीगढ़ 


3 अतिरिक्त निदेशक , प्रौद्योगिक , सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , 

हरियाणा,, चण्डीगढ़ 


4 प्रमाणकर्ता सर्जन , हरियाणा , फरीदाबाद 


समस्त हरियाणा राज्य । 


5 


उप श्रम प्रायुक्त , हरियाणा, चण्डीगढ़ I तथा II 


6 उप -निदेशक , प्रौद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य , हरियाणा, 

चण्डीगढ़ 


मांकड़ा अधिकारी, हरियाणा ( श्रम ) 


8 


श्रम निरीक्षक ( मुख्यालय ) 


9 उप श्रम प्रायुक्त , 

फरीदाबाद 


जिला फरीदाबादा, गुड़गांवा तथा महेन्द्रगढ़ । 


10 


उप श्रम प्रायुक्त , सोनीपत 


जिला सोनीपत , रोहतक, भिवानी, जीन्द तथा करनाल । 


11 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , यमनानमर 


जिला अम्बाला की जगाधरी तहसील । 


12 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, अम्बाला 


जिला अम्बाला ( जगाधरी तहसील को छोड़ कर ) । 


13 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, कुरुक्षेत्र 


जिला कुरुक्षेत्र । 


14 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , पानीपत 


जिला करनाल । 


- 15 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, सोनीपत 


जिला सोनीपत । 


16 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, रोहतक 


जिला रोहतक । 


17 श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , भिवानी 


जिला भिवानी तथा जीन्द । 


316 


HARYANA GOVT. GAZ ., FFB.2 , 1988 (MAGHA 13 , 1909 SAKA) 


( PARTI 


पदनाम 


स्थानीय सीमायें 


संध्या 


18 


19 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , हिसार 

जिला हिसार व सिरसा । 
श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , गहगांवा 

जिला महेन्द्रगढ़ तथा गुड़गांवा । 
श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी , सर्कल-I, फरीदाबाद जिला फरीदाबाद के फरीदाबाद संव्यूह के सैक्टर 

से 15, 15 - ए से 16 , 16- ए, 17 से 21, 26 - ए से 
27 - डी मोर 28 से 37 । 


20 


21 


-- 


भम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी सर्वन- ]] , फरीदाबाद फरीदाबाद साह के सैटर 1 से 5 का पड़ोस पड़ोस , 

प्रेस कालोनी , पंजाबी कालोनी, संक्टर 24, टुण्स्ट्रीयल 
ऐरिया , फरीदाबाद तथा नया भौद्योगिक नगर क्षेत्र । 


22 


श्रम अधिकारी एवं सुलह अधिकारी, बलभगह सर्वल , 
फरीदाबाद 


फरीदाबाद संव्यूह के संक्टर नम्बर 1 से 10, 22, 23, 
25, 26, मथुरा रोड़ के दोनों मौर स्थित क्षेत्र तथा 
गैडोर टूल्ज ( इण्डिया ) लि ० से बल्लभगढ़ की मोर से बल्लभगढ़ 
की अंतिम चूंगी तक 

और फरीदाबाद जिले का पलवल 


उपमण्डल । 


23 


श्रम निरीक्षक , अम्बाला छावनी ) 


अम्बाला छावनी बोर्ड का क्षेत्र , मम्बाला सदर नगरपालिका 
समिति सीमा और दिल्ली मार्ग की प्रोर टांगरी पुल तक 
जी . टी . रोड़ का क्षेत्र । 


24 


श्रम निरीक्षक, अम्बाला शहर 


जिला 

अम्बाला की अम्बाला तहसील ( श्रम निरीक्षक 
अम्बाला छावनी के क्षेत्र को छोड़ कर ) । 


25 


श्रम निरीक्षक , पंचकूला 


मम्बाला जिले की कालका तथा नारायणगढ तहसीलें । 


26 


श्रम निरीक्षक , कुरुक्षेत्र 


( कैथल , पेहवा तथा गृहला तहसीलों को छोड़कर ) जिला 
कुरुक्षेत्र । 


27 


श्रम निरीक्षक, 

यमुनानगर 


128 


श्रम निरीक्षक , जगाधरी 


नगरपालिका यमुनानगर की सीमाएं । 
अम्बाला जिले की जगाधरी तहसील ( यमुनानगर नगरपालिका 
की सीमाओं को छोड़कर ) । 


29 श्रम निरीक्षक, करनाल-I 


नगरपालिका , करनाल की सीमायें 


30 


श्रम निरीक्षक , करनाल- II 


जिला करनाल ( नगरपालिका की सीमा का घरोण्डा टाऊन , 
करनाल की तहसील तथा पानीपत तहसील को छोड़ कर) । 
पानीपत शहर का अम्बाला- देहली रोड का पूर्वी भाग तथा 
जिला करनाल का समालखां टाऊन । 


31 


श्रम निरीक्षक , पानीपत सबल- ] 


32 


श्रम निरीक्षक , पानीपत सर्कल-]] 


पानीपत शहर का अम्बाला- देहली रोड का पश्चिमी भाग 

तथा करनाल जिले का घरोण्डा टाऊन । 


33 


श्रम निरीक्षक , सर्कल- I , सोनीपत 


सोनीपत जिला की सोनीपत तहसील ( नगरपालिका सोनीपत 
की सीमाओं को छोड़ कर ) , गोहाना तहसील तथा गन्नौर 
उप-तहसील । 


PARTI 


HARYANA GOVT , GAZ .,FEB.2 , 1988 (MAGHA 13 , 1909 SAKA ) 


317 


म संख्या 


पनाम 


स्थानीय सीमाएं 


34 


श्रम निरीक्षक , सोनीपत सकल-II 


सोनीपत की नगरपालिका सीमाएं । 


35 


श्रम निरीक्षक , बहादुरगढ़ 


रोहतक जिले की बहादुरगढ़ तहसील । 


36 


श्रम निरीक्षक , 


रोहतक 


जिला रोहतक ( बहादुरगढ़ तहसील को छोर कर ) । 


37 


श्रम निरीक्षक , भिवामी 


जिला भिवानी । 


38 श्रम निरीक्षक , हिसार- I 


39 


श्रम निरीक्षक , हिसार- II 


हिसार की नरगपालिका सीमाएं तथा उप-तहसील मादमपुरा 
फतेहाबाद तहसील मौर हिसार तहसील ( नगरपालिका हिसार 

की सीमानों के बाहर का इलाका) ( आदमपुर तहसील को 
छोड़कर ) । 


40 


श्रम निरीक्षक , हांसी 


हिसार जिले की हांसी तथा टोहाना उप-तहसील, उकलाना तथा 


बरवाला ब्लाक । 


41 


श्रम निरीक्षक , सिरसा 


जिला 


सिरसा । 


42 


श्रम निरीक्षक , गड़गावां- I 


उपायुक्त निवास से रेलवे स्टेशन तक पुरानी रेलवे रोड की 
दाई पोर के सभी कारखाने तथा संस्थाएं । 


43 


श्रम निरीक्षक , गुड़गावां-] ] 


उपायुक्त निवास से रेलवे स्टेशन तक पुरानी रेलवे रोड की 
दाई पोर के सभी कारखाने तथा संस्थाएं तथा सोहना, 
नूंह व फिरोजपुर झिरका कस्बे । 


44 


श्रम निरीक्षक , रिवाड़ी 


तहसील महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल को छोड़ कर जिला 
महेन्द्रगढ़ । 


45 


श्रम निरीक्षक , नारनौल 


जिला महेन्द्रगढ़ की महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल तहसीलें । 


46 


श्रम निरीक्षक , जीन्द 


जिला जीन्द । 


47 


श्रम निरीक्षक , कैथल 


जिला कुरुक्षेत्र की कैथल, पेहवा तथा गृहला तहसीलें । 
देहली बोर्डर से पुराना फरीदाबाद बस स्टैण्ड चौक (दाई 
ओर मथुरा रोड़ ) , रेलवे लाईन तथा नई कोलोनी तक । 


48 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- I 


49 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- II 


फरीदाबाद प्रौद्योगिक क्षेत्र , नया प्रौद्योगिक नगर -1, ? 
तथा मुजेसर । 


50 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद- III 


मथुरा रोड़ के दोनों प्रोर पुराना फरीदाबाद बस स्टैण्ड 
चौंक से होली डे इन और नये प्रौद्योगिक नगर की मार्किट 
नम्बर 3 से 5 तक 


51 


श्रम निरीक्षक , संवर्क सर्कल-4, फरीदाबाद 


देहली बोर्डर से पुरामा फरीदाबाद बस स्टैण्ड चौंक ( मथुरा 
रोड़ के बाईं मोर से नगरपालिका सीमा तक ) । 


52 श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद-5 


फरीदाबाद का सैक्टर 22 , 23 और 241 


318 


HARYANA GOVT GAZ.. FEB.2, 1988 ( MAGHA13. 1909 SAKA) 


[ PART I 


क्रम संख्या 


पदनाम 


स्थानीय मीमा 


53 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद -6 


सारा फरीदाबाद जिला ( फरीदाबाद के अन्य श्रम निरीक्षको 
ती मीमाओं को छोड़कर जिम में इवत्रा कालोनी , जवाहर 
कालोनी मोर पंजावी कालोनी शामिल है । 


54 


श्रम निरीक्षक, फरीदाबाद-7 


मै ० गडोर दल्ज लि ० से बलभगढ़ की अंतिम नगरपालिका 
चौंक पोस्ट ( मथुरा रोड़ की दाई ओर से रेलवे लाईन तक ) , 
मैक्टर 1 मे 5 नक अरवन इम्टेट फरीदाबाद का सैक्टर 25, 


261 


55 


श्रम निरीक्षक , फरीदाबाद-8 


फरीदाबाद अरबन एस्टेट का संक्टर 6 से 11 तक । 


मीनाक्षी मानन्द चौधरी , 
अायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 
LABOUR DEPARTMENT 

The 11th January, 1988 
No. 3/ 15/ -87-3Lab. - [ n exercise of 

the powers 

conferred by section 27 of the Minimum 
Wages Act , 1948 ( Central Act XI of 1948), and all other powers enabling him in this behalf, and 

with reference to Haryana Government Labour Department , Notification No. 3 :51.87-3Lab., dated 
the 21st June , 1987 the Governor of Haryana hereby adds the following employment in part 1 of 
the schedule to the said Act, for the purpose of fixing the minimum rates of wages for workers 
employed therein : 

AMENDMENT 
In the said Act , in the Schedule, in part I after serial No. 5 ! and entry there against the 
following serial number and entry there against shall be inserted , namely : 
"52 Employment in the Cooperative Credit and Service Societies and Mini Banks. " 

MEENAXI ANAND CHAUDHRY , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

Labour and Empl vment Department, 
श्रम विभाग 


दिनांक 11 जनवरी, 1988 


क्रमांक 3/151/ 87-3श्रम.--न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 11 ) की धारा 21 
द्वारा प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा 
सरकार, श्रम विभाग . अधिसुचना सं ० 3/ 51 / 87- श्रम , दिनांक 21 जून , 1987 के प्रति -निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल 
इसके द्वारा निम्नलिखित रोजगार को उसमें कार्य पर लगे कर्मकारों के लिए मजदूरी को न्यूनतम दरें नियत करने के प्रयोजन 
के लिए उक्त अधिनियम की अनुसूचि के भाग I में जोड़ते हैं 

संशोधन 


. 


उक्त अधिनियम में , अनुसूचि में , भाग 1 में , क्रम संख्या पौर उसके सामने प्रविष्टि के बाद , निम्नलिखित क्रम 
संख्या तथा उसके सामने प्रविधि रखी जाएगी , अर्थात् , 

" 52 सहकारी ऋण एवं सेवा समितियों तथा मिनी बैंकों में नियोजन " 


मीनाक्षी प्रानन्द चौधरी , 


आयुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 
श्रम एवं रोजगार विभाग । 


